रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 1 , 2019 / माघ 12 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 2019 /MAGHA 12 , 1940 


सं . 512 ] 
No . 512 ] 


NEW DET 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 31 जनवरी, 2019 


का . आ . 625 ( अ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 5253( अ), तारीख 10 अक्टूबर , 2018, जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर जिले में NH-74 
( नया -734) के कि . मी . 132.000 से कि . मी . 175. 000 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चोड़ा करने/ चार लेन का बनाने , 
आदि), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख "27अक्टूबर , 2018 " 
को " दैनिक जागरण " और "हिंदुस्तान टाइम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


720 GI/2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर जिले में NH-74 ( नया -734 ) के कि . मी . 132. 000 से कि . मी . 175. 000 के लिए अर्जन की 

जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 
राज्य का नाम: उत्तराखंड जिले का नाम: ऊधम सिंह नगर 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

क्षेत्रफल 
(हेक्टेयर में ) 


2 


5 


तालुक का नाम : जसपुर 
गांव का नाम: गूलरगोझी 


निजी 


कृषि 


परमजीत कौर पत्नी सुखवंत सिंह, गुरवंत 
कौर पत्नी सुचा सिंह , रिंकू सिंह , अमित 
कुमार पुत्र बलराम , दयावती पत्नी बलराम 


कृषि 


0.0024 


0 .0024 


गांव का नाम: जगतपुरपट्टी 


निजीकृषि 


शैलेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण मुरारी 


निजी 


कृषि 


00048 


0 .0048 


(( 35 ) 


गांव का नाम : किशनपुर 


1259 


निजी 


गैर-कृषि 


6012 


शबीला परवीन पत्नी मंगला 
( 259 ) 
अपर्णा सिंह पत्नी राजेंद्र कुमार सिंह , 
राजपाल सिंह पुत्र लाखन , गायत्री पत्नी 
राजपाल सिंह, रश्मि ठाकुर पत्नी राजीव 
कुमार पुत्री राजपाल सिंह, कपिल राजन 
अग्रवाल , गौरव राजन अग्रवाल पुत्र सुरेंद्र 
कुमार, राधा स्वामी सत्संग व्यास पंजीकृत 
सोसाइटी डेरा बाबा जैनल सिंह, रजवंत 
कौर पत्नी संदर सिंह. रोशन सिंह. 
ओमकार , रामसिंह पुत्र स्वर्गीय फैन सिंह , 
मूर्ति देवी पत्नी स्वर्गीय फैन सिंह, बुद्ध सिंह 
पुत्र दरबारा सिंह, प्रकाश कौर विधवा 


4259 


1259 


निजीकृषि 


निजी 


कषि 


| 0. 4805 


0.4805 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


दरबारा सिंह, सतनाम सिंह पुत्र सेमसिंह 
|( 259 ) 


तालुक का नाम: काशीपुर 
गांव का नाम : बेरखेड़ा पाण्डेय 


107/ 
1 


107/ 1 


निजीकृषि 


निजी 


कृषि 


0.0324 


0 . 0324 


ऋषिपाल पुत्र कुंवर सेन 


( १०७/1 ) 


| गांव का नाम: चनकपुर 


84 


निजी 


कुलविंदर सिंह पुत्र रक्षपाल सिंह 


निजी 


कृषि 


0.118 


कुलविंदरसिंहपुत्ररक्षपालसिंह 


कृषि 


0 . 118 


| गांव का नाम: कुदइयोवाला 


करमवीर सिंह पुत्र राज 


निजी 


कषि 


0. 102 


( 16 ) 


गांव का नाम: रायपुर खुर्द 


121/ 3 


निजी 


कृषि 


0 . 108 


सरजीत सिंह, रणजीत सिंह पुत्र जगतार 
सिंह, हरजिंदर कौर पत्नी स्वर्गीय जगतार 
सिंह, हरिचंद पुत्र थन्नू सिंह, सिद्धार्थ कुमार 
गोयल पुत्र प्रयाग नारायण गोयल , कोमल 
अग्रवाल पुत्र सुरेंद्र कुमार अग्रवाल , अजय 
कुमार रहेजा पुत्र विशम्बर लाल , प्रदीप 
जोशी पुत्र यज्ञदत्त जोशी,मदन जोशी पुत्र 
टीकाराम जोशी , अनीता बेगम पत्नी गुलाम 
नबी, नजमा बेगम पत्नी अशफाक अहमद 
|(१२१/3 ) 


गांव का नाम: सरवर खेडा 


5 


1233/1 


निजी 


0 .08 


शायरा पत्नी रियासत अली, रियासत अली , 
शहादत अली पुत्र सिपाइया 
(१२३३/1 ) 


11290 / 1 


निजी 


कृषि 


| 0 . 2443 


शायरा पत्नी रियासत अली, रियासत अली , 
शहादत अली पुत्र सिपाइया 
(१२९०/1 ) 
रियासत अली पुत्र सिपाइया 
( 1292/ 1 ) 


1292 /1 


निजी 


कृषि 


0 . 0602 


1301 


निजी 


कृषि 


0.7855 


अहमद हसन, नबी हसन, मुनाजिर हुसैन , 
जाकिर हुसैन पुत्र स्वर्गीय मेंहदी हसन 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii)] 


(1301 ) 


नदी 


1304/ 3 


सरकारी 


गैर - कृषि 


0.2013 


(1304/ 3) 


10 1434 


निजी 


कृषि 


0.543 


भगवान देई पत्नी प्रताप सिंह, ओमप्रकाश 
सिंह, जगदीश सिंह, सतवीर सिंह , 
राजकुमार पुत्र प्रताप सिंह, नरेंद्र सिंह , 
किशन सिंह पुत्र धर्म सिंह बिष्ट, सलभ 
कुमार रस्तोगी पुत्र देवेंद्र प्रसाद रस्तोगी , 
रामदयाल सिंह, रामपाल सिंह सिंह , 
सुखलाल सिंह पुत्र केवल सिंह, धर्म सिंह 
पुत्र पातीराम 
(1434 ) 
नरेंद्र सिंह , किशन सिंह पुत्र धर्म सिंह , 
शेरसिंह पुत्र पातीराम 
(1435 ) 


1435 


निजी 


कृषि 


0 . 2664 


कुल 


3. 0408 


[ फा . सं . NHAI /11013/ LA/ PIU- DDN/ 2012/3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 31st January, 2019 
S .O . 625 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , number S .O . 5253 ( E ), dated 10th October, 2018 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3, Sub - section ( ii ) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning , etc.), maintenance , management and 
operation of NH -74 (New NH -734 ) on the stretch of land from Km . 132 .000 to Km . 175 .000 in the district of UDHAM 
SINGH NAGAR in the state of UTTARAKHAND 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Jagran ” and “ Hindustan 
Times” both dated 27th October, 2018; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 


And whereas no objections have been received from any person by the competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further , in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


[ TT II - 005 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH -74 (New -734 ) in the 
stretch of land from Km . 132 . 000 to Km . 175 .000 in the district of UDHAM SINGH NAGAR in the state of 

UTTARAKHAND . 


State : UTTARAKHAND 

District : UDHAM SINGH NAGAR 
Survey Type of Land Nature of Land Area in 
Number 

Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


Taluk : Jaspur 
Viilage : Gular Gojhi 


Private 


Agriculture 


0 . 0024 


Paramjeet Kaur S /o Sukhvant Singh , 
Gurvant Kaur W /o Sucha Singh , Rinku 
Singh , Amit Kumar S /o Balram , 
Dayawati W /o Balram 
51 


Viilage: Jagatpur Patti 


35 


Private 


Private 


Shailendra Kumar S /o Krishn Murari 


Agriculture 


Agriculture 


0 .0048 


0.0048 


35 


Viilage: Kishanpur 


259 


259 


Private 


Private 


Non 
Agriculture 


Agriculture 


0.012 


Shabeela Parveen W /o Mangla 
259 


11259 


Private 


Agriculture 


||0 .4805 


Aparna Singh W /o Rajendra Kumar 
Singh , Rajpal Singh S /o Laakhan ,Gaytri 
W /o Rajpal Singh , Rashmi Thakur W / o 
Rajeev Kumar D /o Rajpal Singh , Kapil 
Rajan Agarwal, Gaurav Rajan Agarwal 
S /o Surendra Kumar, Radha Swami 
Satsang Wyas Registered Society Dera 
Baba Jainl Singh , Rajwant Kaur W / o 
Sunder Singh , Roshan Singh , Omkar, 
Ramsingh S / o Late Fan Singh , Murti 
Devi W /o Late Fan Singh , Budd Singh 
S /o Darbara Singh , Prakash Kaur 
widhwa Darbara Singh , Satnam Singh 
S /o Semsingh 
259 


Taluk : Kashipur 


Viilage : Berkheda Pandey 


107 /1 


Private 


Agriculture 


10. 0324 


Rishipal S /o Kunwar Sain 
107 / 1 


Viilage: Chanakpur 


84 


Private 


Private 


Agriculture 


Agriculture 


10 . 118 


0.118 


Kulwinder Sin 


Kulvinder Singh S /o Rakshpal Singh 
84 


Viilage : Kuddayowala 


16 


16 


Private 


Private 


Agriculture 


||0 . 102 


0.102 


Karamveer Singh S /o Raj Singh 
16 


Karamveer Sin 


Viilage : Raipur Khurd 


4 


2 13 


121 / 3 


Private 


Private 


Agriculture 


Agriculture 


0.108 


0 .108 


Sarjeet Singh , Ranjeet Singh S/o Jagtar 
Singh , Harjinder Kaur S /o Late Jagtar 


Saree Singing Branjeet Sin 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Singh , Harichand S /o Thannu Singh , 
Sidharth Kumar Goyal S /o Prayag 
Narayan Goyal, Komal Agarwal S /o 
Surendra Kumar Goyal, Ajay Kumar 
Raheja S /o Vishambar Lal, Pradeep 
Joshi S /o S /o Yaghdatt Joshi, Madan 
Joshi S /o Tikaram Joshi, Anita Begam 
W /o Gulam Nabi, Najama Begam W / o 
Ashfak Ahamad 
121/ 3 


Viilage : SarwarKheda 


1233/1 


Private 


Agriculture 


||0. 08 


Shayara W /o Riyasat Ali, Riyasat Ali , 
Shahadat Ali S /o Sipaiiya 
1233/ 1 


1290 / 1 


Private 


Agriculture 


0 .2443 


Shayara W /o Riyasat Ali, Riyasat Ali , 
Shahadat Ali S /o Sipaiiya 
1290 / 1 


1292 / 1 


Private 


Private 


Agriculture 


| 0.0602 


Riyasat Ali S /o Sipaiiya 
1292/ 1 


Tollal 


1301 


Private 


Agriculture 


0 .7855 


| Ahamad Hasan , Nabi Hasan , Munaajir 
Husain , Jakir Husain S /o Late Mahendi 
Hasan 
1301 


1304 / 3 


Government 


Non 
Agriculture 


0. 2013 


River 
1304 / 3 


10 


| 1434 


Private 


Agriculture 


|0 .543 


Bhagwan Dei W /o Pratap Singh , 
Omprakash Singh , Jagdish Singh , Satvir 
Singh , Rajkumar S /o Pratap Singh , 
Narendra Singh , Kishan Singh S /o 
Dharam Singh Bisht, Salbh Kumar 
Rastogi S /o Devendra Prasad Rastogi, 
Ramdyal Singh , Rampal Singh , Sukhlal 
Singh S /o Keval Singh , Dharam Singh 
S /o Paatiram 
1434 


|| 1435 


Private 


Private 


Agriculture 


||0 .2664 


Narendra Singh , Kishan Singh So / 
Dharm Singh , Shersingh S /o Paatiram 
1435 


TOTAL 


3 .0408 


[ F. No. NHAI/ 11013/LA/ PIU - DDN / 2012/3D] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJKUMAR VERMA 
KUMAR VERMA Date: 2019.02.02 

16 :32 :07 + 05 30 


